रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सपमेयजगते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 30 , 2014 / पौष 9 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY , DECEMBER 30, 2014/PAUSHA 9, 1936 


सं . 378 ] 
No. 378] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई, 30 दिसम्बर , 2014 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
(विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम , 2014 


सं . एल . ए. डी .एन. आर . ओ./ जी . एन ./2014- 15 / 20 /1972. – बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 
1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
(विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , 
अर्थात् : 
1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन ) विनियम , 

2014 कहा जा सकेगा । 
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम , 2000 में, विनियम 2 में, उप 
विनियम ( 1) में , - 
(i). खंड ( ञ) तथा तत्संबंधी तीसरी अनुसूची का लोप हो जायेगा ; 
( ii ). खंड (ड) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा : 

"(ड) " जोखिम पूँजी उपक्रम " से देशी कंपनी अभिप्रेत है : 


5187 GI/2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4)] 


( i) जो निवेश (विनिधान ) किये जाने के समय भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं 

है ; और 
( ii ) जो सेवाएँ उपलब्ध कराने, वस्तु या चीजों के उत्पादन या विनिर्माण के कारबार में लगी है और 

जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप या क्षेत्र (सेक्टर ) सम्मिलित नहीं हैं : 
(1) भारतीय रिज़र्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत मूल निवेश ( कोर इन्वेस्टमेंट) कंपनियों [अवसंरचना क्षेत्र 
( इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर) की ], आस्ति वित्त ( असेट फाइनेंस ) कंपनियों और अवसंरचना वित्त ( इन्फ्रास्ट्रक्चर 
फाइनेंस) कंपनियों से भिन्न गैर-बैंककारी ( गैर -बैंकिंग) वित्तीय कंपनियाँ; 
( 2) स्वर्ण वित्तपोषण (गोल्ड फाइनेंसिंग); 
( 3) वे क्रियाकलाप जो भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अधीन अनुज्ञात न हों ; 
( 4) ऐसा कोई अन्य क्रियाकलाप जो बोर्ड द्वारा समय- समय पर भारत सरकार के परामर्श से विनिर्दिष्ट 
किया जाये । " 


यू. के . सिन्हा, अध्यक्ष 
[ विज्ञापन-III/ 4/ असा./ 69 जेडबी/ 14/(240 )] 


पाद टिप्पण : 
(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 , मूल विनियम , का . आ . 

सं . 832 (अ), 15 सितम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 
( 2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम , 2000 तत्पश्चात् : 
( क ) 7 जून 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन ) 

विनियम , 2001, का . आ . सं . 501( अ), द्वारा ; 
( ख) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति 

अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम , 2002, का . आ . सं . 1045( अ ), द्वारा ; 
( ग) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड ) 

विनियम , 2004, का . आ . सं. 398( अ), द्वारा ; 
( घ) 5 अप्रैल 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) 

विनियम , 2004, का . आ . सं . 469 ( अ ), द्वारा ; 
( ङ ) 4 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) 

( संशोधन ) विनियम , 2006 , का . आ. सं. 1443(अ), द्वारा ; 
___ 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( मध्यवर्ती) विनियम, 2008 , सं. एलएडी 

एनआरओ/ जीएन/ 2008/11/126538, द्वारा ; 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(71) 29 2009 har de fauna site maakt att ( FTA FT FART) (FETTETA ) ARUH , 2009 , FT. 

14 . g. .- 5TH .GR . STT./ A .TH ./2009 -10 /11/ 167759 , art; 
(7 ) 21 HE 2012 # Hire after ufaufa eit farane ate (Bleaf24 fafaterra (fader) aferai] 

fa , 2012 , 1. 991.g. .-94 .37€ .siT./zft.ga ./2012 - 13 / 04 /11262, ERT 
संशोधित हुए थे । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 30th December, 2014 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


( FOREIGN VENTURE CAPITAL INVESTORS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 

No . LAD /NRO /GN /2014 /15 /20/ 1972 .- In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and 
Exchange Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the 
Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors ) Regulations, 2000 , namely : 


1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital 
Investors ) (Amendment) Regulations, 2014 . 

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors ) Regulations, 2000, in 
regulation 2 , in sub -regulation ( 1 ), - 

(i). clause (j) and the corresponding Third Schedule shall be omitted ; 
( ii ). clause (m ) shall be substituted with the following : 
" (m ) " venture capital undertaking" means a domestic company : 

(i) which is not listed on a recognised stock exchange in India at the time of making 
investment; and 

( ii) which is engaged in the business for providing services , production or manufacture of 
article or things and does not include following activities or sectors : 

( 1) non -banking financial companies, other than Core Investment Companies ( CICs) in 
the infrastructure sector, Asset Finance Companies (AFCs), and Infrastructure Finance 
Companies (IFCs) registered with Reserve Bank of India ; 
(2 ) gold financing ; 
( 3 ) activities not permitted under industrial policy of Government of India ; 
(4 ) any other activity which may be specified by the Board in consultation with 
Government of India from time to time." 


U . K . SINHA , Chairman 


[ADVT.III4 / Exty . 769 ZB /14 (240 )] 


Footnote : 


(1) Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors ) Regulations, 2000 , the Principal 
Regulations, were published in the Gazette of India on September 15 , 2000 vide S .O . No.832 (E ). 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ) ] 


(2 ) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors ) Regulations , 2000 were 
subsequently amended : 
(a) on June 7, 2001 by the SEBI (Foreign Venture Capital Investors ) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O . No . 

501( E ); 
(b ) on September 27 , 2002 by the SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) 

Regulations, 2002 vide S .O . No. 1045 (E ); 
(c) on March 10 , 2004 by the SEBI (Criteria for Fit and Proper Person ) Regulations, 2004 vide S . O . No. 398 (E ); 
(d ) on April 5, 2004 by the SEBI (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2004 vide 

S .O . No. 469(E ) ; 
(e ) on September 4 , 2006 by the SEBI (Foreign Venture Capital Investors ) ( Amendment) Regulations, 2006 vide 

S .O . 1443 ( E ); 
(f) on May 26 , 2008 by the SEBI (Intermediaries ) Regulations, 2008 vide No LAD -NRO /GN /2008/11/ 126538 ; 
(g) on June 29, 2009 by the SEBI (Payment of Fees ) (Amendment ) Regulations, 2009 , vide No . LAD 

NRO /GN /2009 - 10 / 11/ 167759 ; 
(h ) on May 21, 2012 by the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, vide No. LAD 

NRO /GN /2012 -13/04 /11262 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


